RAMES 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


2 श्रावण , 1940 ( श० ) 
24 जुलाई , 2018 ( ई० ) 


संख्या- 697 


राँची , मंगलवार , 


स्वास्थ्य , चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग 


अधिसूचना 
10 मई, 2018 


संख्या-निदे०/खाद्य/ विविध/13/2011- 15 (SFL )-- वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-1243/वि० दिनांक 
28 अप्रैल , 2016 के आलोक में श्री चतुर्भुज मीणा, खाद्य विश्लेषक की संविदा सेवा अवधि का विस्तार 
दिनांक 7 अप्रैल, 2018 से 6 अप्रैल , 2019 अथवा नियमित नियुक्ति ( जो भी पहले हो ) तक के लिए किया 
जाता है । 


2. इस अवधि में श्री चतुर्भुज मीणा की सेवाशर्ते एवं देय संविदा राशि वित्त विभाग के परिपत्र 
संख्या-4569/ वि० दिनांक 5 जुलाई, 2002 एवं परिपत्र संख्या-1243/वि० दिनांक 28 अप्रैल, 2016 में निहित 
प्रावधान के अनुसार देय होगी । 
3. इसमें माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


चन्द्र किशोर उराँव , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 697 -- 50 


